निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 20 ज्येष्ट 1938 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 10 जून 2016 


( सं0 पटना 471) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

12 अप्रील 2016 
सं० 1स्था० -25/2012 - 1317/ वि०स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 2072 , दिनांक 12. 09.2015 तथा 


99, दिनांक 20.01. 2012 एवं 763 , दिनांक 09 . 04 .2014 के क्रम में निम्नांकित उप सचिवों का वेतनमान PB-3 , 
15600- 39100 , ग्रेड पे -7600 रू० एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ पूर्व प्रदत्त प्रोन्नति अवधि बिहार लोक सेवा आयोग से 
अनुशंसा पर निर्णय होने अथवा छ: माह , जो पहले हो , तक के लिए नितांत औपबंधिक रूप से विस्तारित की जाती है : 


( 1 ) 


( 2 ) 


श्री भूषण कुमार झा 
श्री भूदेव राय 
श्री अनिल कुमार जायसवाल 
श्री प्रमोद कुमार सिंह 


( 3) 


1वाल 


श्री वीरेन्द्र कुमार 


श्री राजीव कुमार 


श्री राजकुमार रजक 


( 8 ) 


श्री मणिकान्त निराला 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जून 2016 
एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राजीव कुमार , 


प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 471 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


